रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


TAININ 


ah 


ना 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , अप्रैल 17 , 2017 / चैत्र 27 , 1939 
NEW DELHI, MONDAY , APRIL 17 , 2017 /CHAITRA 27 , 1939 


सं. 1054] 
No. 1054] 


रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 13 अप्रैल , 2017 
का . आ . 1189( अ ). केन्द्रीय सरकार , रेल अधिनियम , 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उपधारा ( 1) के अधीन भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3, उपखण्ड 
(ii ) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 340 ( अ) तारीख 02 फरवरी , 2017 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का लोक प्रयोजन के लिए , बिहार राज्य 
के जिला सारन ( छपरा ) में डीजल लोकोमोटिव मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के लिए विशेष रेल परियोजना , मढौरा के 
निष्पादन , अनुरक्षण, रखरखाव , प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 

उक्त अधिसूचना का सारांश, उक्त अधिनियम की धारा 20( ख ) की उप -धारा ( 4) के अधीन तीन स्थानीय समाचार 
पत्रों में अर्थात् टाइम्स ऑफ इंडिया ( अंग्रेजी संस्करण), तारीख 09 फरवरी, 2017 और हिन्दुस्तान और दैनिक भास्कर (हिन्दी 
संस्करण ), तारीख 09 फरवरी, 2017 को प्रकाशित किया गया था । 

उक्त अधिनियम की धारा 20 ( ई) की उप -धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय 
सरकार को प्रस्तुत कर दी है ; 

अत : अब, केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ( ई) की उपधारा (1 ) 
द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध भूमि पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए 
अर्जित की जाएगी । 

और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 (ई ) की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है 
कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि आत्यंतिक रूप से सभी विल्लगमों से 
मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में निहित होगी । 


2570 GI/ 2017 


___ (1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (ii )] 


अनुसूची 


बिहार राज्य में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात मढौरा-डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री विनिर्माण कारखाना की स्थापना के लिए , 

सरंचना सहित / रहित अधिग्रहीत की जाने वाले भूमि का संक्षिप्त वर्णन : 


| संख्या 


681 


क्र . | ग्राम का नाम खाता | सर्वेक्षण | भूमि का | भूमि की रकवा जमीन मालिक का नाम / संबंधित लोग 
संख्या 

प्रकार 

प्रकृति एकड़ में 
1 वाजिद भोरहा 520 300 

निजी धनहर 

| राम सागर सिंह, पिता शिवनाथ सिंह 
566 373 | निजी | धनहर 0 . 06 रामनाथ राय , अच्छे लाल राय , मु० 

जयन्ती कुअर , शिवदयाल राय 
394 | निजी धनहर 0 . 70 उमा शंकर सिंह, नागेन्द्र सिंह , नन्द 

बिहारी प्र० , वगैरह 
408632 निजी धनहर 0.03 मुकुधन राय 
661 निजीधनहर 0 . 90 राजमती देवी , विश्वनाथ पांडे, देवपूजन 

पांडे, वगैरह 
निजी धनहर 

उमा शंकर सिंह, नागेन्द्र सिंह, नन्द 

बिहारी प्र० , वगैरह 
684 निजी | धनहर 

उमा शंकर सिंह , नागेन्द्र सिंह, नन्द 

बिहारी प्र० , वगैरह 
8 तालपुरैना | 281 | 2282 

निजी | धनहर 0 . 10 || जगलाल महतो , भूलोटन महतो , वगैरह 
225 2380 निजी धनहर 0 . 25 अज्ञात 
2393 

निजी धनहर 0 . 08 दीन कुर्मी, पिता श्री किशुन 
2423 निजी धनहर 0 . 57 

| अनारथ बिन , पिता लेदु 
2530 निजी धनहर 

चन्देश्वर राय , मु० चम्पा देवी , रामचन्द्र 

राय , वगैरह 
2537 | निजी धनहर 0 .03 टूनी वीन, अलगु 
| निजी धनहर 0. 41 पशु राय , रामपुकार राय , हरिन्द्र राय , 

जोगेन्द्र राय 
कुल 

6. 76 


2587 


[ फा. सं . 2015/एम ( डब्ल्यू )/ 964/125 /लैंड ईशु ] 
अरविन्द कुमार , मुख्य अभियंता /डीएलएफ /मढौरा , पूर्व मध्य रेल 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 13th April, 2017 
S .O . 1189 (E ). — Whereas by the Notification of the Government of India in Ministry of Railways, Number 
S .O . 340 ( E ), dated the 02 February , 2017 , published in Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section 
( ii) ( hereinafter referred to as the said Notification) under sub-section ( 1 ) of Section 20A of the Railways Act, 1989 


[ T1 II - QUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(24 of 1989 ) (hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government declared its intention to acquire the land 
specified in the schedule annexed to the notification for the public purpose of execution , maintenance , management and 
operation of Special Railway Project, Marhowra for setting up a Diesel Locomotive Manufacturing Unit, in the District 
of Saran (Chhapra ) in the State of Bihar . 

And whereas , the substance of the said Notification was published in the three local newspapers i.e . Times of 
India (English Edition ), dated the 09 February , 2017 and the Hindustan and Dainik Bhaskar (Hindi Edition ), dated the 09 
February , 2017 under sub -section (4 ) of section 20B of the said Act; 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 20E of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now therefore , upon receipt of the said report and in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed to 
this notification shall be acquired for the aforesaid purposes. 

And further , in pursuance of sub -section (2 ) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said schedule, shall 
vest absolutely in the CentralGovernment free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , for Special Railway Project, namely Marhowra 

Setting up of Diesel Locomotive Factory , in the State of Bihar. 


S . 


No. 


Name of 

village 
Bajid Bhorha 


1 


520 


| 


566 


373 


681 


Khata Survey / Type of Nature Area Name of Land owners and Interested 
No. | Kheshra No. 1 Land of Land | in acre 

persons 
300 Private Dhanhar 0 .54 Ram Sagar Singh , S /o shivnath singh . 
Private Dhanhar 0 .06 Ramnath Rai, Ache Lal rai widow of 

Jayanti Kuwar,Shiv Dayal Rai. 
533 394 Private | Dhanhar 0 .70 | Uma Shankar singh , Nagendra 

singh ,Nand Bihari Prasad and others. 
408 632 

Private | Dhanhar 0 .03 Mukudhan Rai. 
223 661 Private | Dhanhar 0 .90 Rajmati Devi, Vishwanath Pandey , 

Deopujan pandey and others. 
533 Private Dhanhar 0 . 18 Uma Shankar singh , Nagendra 

singh ,Nand Bihari Prasad and others . 
684 Private | Dhanhar 0 . 16 Uma Shankar singh , Nagendra 

singh ,Nand Bihari Prasad and others . 
281 2282 Private Dhanhar 0. 10 Jaglal Mahto , Bhulotan mahto and 

others . 
225 2380 Private Dhanhar 0 . 25 Unknown . 
2393 

Private | Dhanhar 0 . 08 Din Kurmi S / o Shri Kishun . 
2423 Private Dhanhar 0 .57 | Anarath Bin S / o Ledu . 
2530 Private | Dhanhar 2 .75 Chandeshwar Rai, Champa Devi, 

Ramchandra rai and others . 
27 2537 Private | Dhanhar 0 .03 | Tuni Bin , Algu . 
643 2587 Private Dhanhar 0 .41 Prabhu Rai, Rampukar Rai, Harindra 

| rai, Yogendra Rai. 
Total6 .76 


533 


Talpuraina 


10 


99 


3 


| 


13 


[ F . No. 2015 /M ( W )/ 964/125 /Land Issue ] 
ARVIND KUMAR , CE /DLF /MEW , East Central Railway 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
IVINI Date : 2017 .04 .20 16 :43:59 + 05 30 


